रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD . NO. D. L.-33004 / 99 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 628] 
No. 628 ] 


असाधारण 
· EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3--- उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 11 , 2011 / चैत्र 21 , 1933 
NEW DELHI, MONDAY , APRIL 11 , 2011/CHAITRA 21, 1933 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 11 अप्रैल , 2011 


- 


- 


का . आ. 743 ( अ).- - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के 
खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक 
कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई 
सारणी के कॉलम ( 2)में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है 
तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के 
कॉलम (3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है तथा सारणी के कॉलम (4) में 
ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत . अनुमोदित 
अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामत : 

सारणी 
क्रम सं0 संस्थान का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और धारा 35 क ग के 
उसकी अनुमानित लागत अंतर्गत कटौती के रूप में 

अनुज्ञात की जाने वाली 
लागत की अधिकतम 
| राशि 


- 


- 


- 


( 2 ) 


बंजारा डेवलपमेंट सोसायटी , फ्लैट 
नं0 102, साई किरन अपार्टमेंट 
1, श्रीनगर कालोनी , हैदराबाद 
500073 आन्ध्रप्रदेश . 


आन्ध्रप्रदेश के करनूल और वर्ष 2011-12 से आरंभ 
प्रकाशम जिले के नल्लामलाई | होने वाले वर्ष से तीन 
| वन क्षेत्र में रह रही अनसूचित | वित्तीय वर्षों के लिए 
जनजाति चेनचू एक प्रीमिटिव | अर्थात् 2011- 2012, 
जनजातीय समूह के स्वास्थ्य 2012- 2013 एवं 2013 
स्तर में सुधार हेतु ( लागत | 2014 हेतु 1.15 करोड़ 
1.15 करोड़ रूपये ) 


रूपये 


- 


1319 GI/ 2011 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3(ii)] 


रामकृष्णा मिशन आश्रम 

नये विद्यालय भवन निर्माण 
( रामकृष्ण मिशन, पो0आ0 बेलर की परियोजना 
मठ, जिला हावड़ा, प0 बंगाल की । ( लागत 1. 80 करोड़ रूपये ) 
एक शाखा केन्द्र ) स्वामी 
आत्मानंद मार्ग, प्रेस काम्प्लेक्स के 
पास, एम0पी0 नगर , भोपाल , 
462011 , मध्यप्रदेश 
श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण | 41 विद्यालय भवन के निर्माण 
संस्था, 2130 , ई ताराबाई पार्क , हेतु ( लागत 26 .85 करोड़ 
कोल्हापुर 416003 महाराष्ट्र रूपये ) 


| वर्ष 2011-12 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2011-2012, 
2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 1.80 करोड़ 
रूपये 
वर्ष 2011-12 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2011-2012 , 
2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 26 . 85 करोड़ 
रूपये 
वर्ष 2011- 12 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2011- 2012, 
2012-2013 एवं 2013 
2014 हेतु 1.28 करोड़ 


पीपुल यूनिटी ट्रस्ट , सं0 3/ 82 - ए ग्लोबल वॉर्मिंग के विरुद्ध 
1, भाग्यलक्ष्मी इलम , वी एम पी वृक्षारोपण ( लागत 1.28 करोड़ 
नगर एक्सटेंशन, कुरिंजीपदी , रूपये) 
कुड्डालूर जिला 607302 
तमिलनाडु 


रूपये 


समर्थनम ट्रस्ट फार डिस्एबल्ड, सी | दृष्टिबाधित , शारीरिक विकलांगता | वर्ष 2011- 12 से आरंभ 
ए -39 , पन्द्रहवां क्रास 16 वां मैन , और सुविधाविहिन बच्चों के लिए होने वाले वर्ष से तीन 
सेक्टर -4, एच एस आर लेआऊट समर्थनम विद्यालय और वर्षों के लिए अर्थात् 
बंगलुरूं - 560102 कर्नाटक कम्प्यूटर शिक्षा 

2011-2012, 2012 
( लागत 10 करोड़ रूपये की 2013 एवं 2013-2014 
| कार्पस निधि सहित 48.59 करोड़ हेतु 10 करोड़ रूपये की 
रूपये ) 

कार्पस निधि सहित 

48.59 करोड़ रूपये 
रामकृष्ण मठ, पो0 आO बेलूर । सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण और 
मठ , जिला हावड़ा, पं0 बंगाल शहरी क्षेत्रों में बच्चों महिलाओं वर्ष 2011- 12 से आरंभ 
711202 

और यवाओं के लिए स्वामी | होने वाले वर्ष से तीन 
विवेकानंद की 150 वी जयंती के वर्षों के लिए अर्थात् | 
स्मरणोत्सव पर विशेष सेवा | 

2011- 2012, 2012 
कार्यक्रम 

2013 एवं 2013-2014 
( लागत 10 करोड़ रूपये की हेतु 10 करोड़ रूपये की 
कार्पस निधि सहित 14 करोड़ कार्पस निधि सहित 14 
रुपये ) 

करोड़ रूपये 


[ भाग 11 - खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


श्री लोक सेवक संघ , लोक विद्या विस्तार एवं सहायक 
मंदिर , ग्राम थोराड़ी, जिला अमरेली गतिविधियां ( लागत 311 लाख 
364522 गुजरात . . रूपये की कार्पस निधि सहित 

465.00 लाख रूपये) 


वर्ष 2011- 12 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वर्षों के लिए अर्थात् 
2011- 2012 , 2012 
2013 एवं 2013-2014 
हेतु 311.00 लाख रूपये 
की कार्पस निधि सहित 
465. 00 लाख रूपये 


प्रगति बह उद्देशीय शैक्षणिक संस्था, जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों वर्ष 2011-12 से आरंभ 
फर्स्ट फ्लोर , कटवारे सदन, के लिए 24 घंटे चलता फिरता होने वाले वर्ष से तीन 
गजानन मंदिर के सामने, रेलवे क्लीनिक और हेल्पलाइन सेवा । वित्तीय वर्षों के लिए 
स्टेशन रोड, तिरोड़ा, जिला गोंदिया , तथा देखभाल ( लागत 8. 04 अर्थात् 2011- 2012, 
महाराष्ट्र करोड़ रूपये ) 

2012-2013 एवं 2013 
2014 हेतु 8.04 करोड़ 

रूपये 
प्रेस मैन्स मल्टीपरपज डेवलपमेंट | व्यथित महिलाओं / लड़कियों के वर्ष 2011 -12 से आरंभ 
आरगेनाइजेशन , स्टेट बैंक आफ लिए 60 कमरों वाले संरक्षण गह होने वाले वर्ष से तीन 
इंडिया के सामने , बी हनुमान का विस्तार और व्यावसायिक वित्तीय वर्षों के लिए 
बाजार , जिला दाहोद , 389151, प्रशिक्षण केन्द्र ( लागत 8.00 | अर्थात् 2011- 2012 , 
गुजरात करोड़ रूपये ) 

2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 8. 00 करोड़ 

रूपये 
आशीर्वाद एजुकेशन ट्रस्ट, कार्यालय मोबाइल हैल्थ कार्ड और वर्ष 2011-12 से आरंभ 
सं0 5,6, 7 आभूषण परिसर, चिकित्सा परामर्श ( लागत 7. 56 होने वाले वर्ष से तीन 
महादेव नगर सोसायटी , करोड़ रूपये ) 

वित्तीय वर्षों के लिए 
नवरंगपुरा, अहमदाबाद 26468993 

अर्थात् 2011-2012 , 
2012-2013 एवं 2013 
2014 हेतु 7.56 करोड़ 

रूपये 
गांधी भवन इंटरनेशनल ट्रस्ट , । वृद्ध एवं निःसहाय लोगों का | वर्ष 2011-12 से आरंभ 
पो0 बाक्स सं0 39, गांधी जी पुनर्वास ( लागत 1.29 करोड़ होने वाले वर्ष से तीन 
नगर, कुन्दयाम पो0 आo रूपये) 

| वित्तीय वर्षों के लिए 
पठानापुरम , काल्लम, जिला केरल | 

अर्थात् 2011-2012, 
2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 1.29 करोड़ 
रूपये 


- 


- 


10. 


11. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i)] 


12. 


13. 


14. 


नंदी फाउंडेशन , 502 , ट्रेन्डसेट आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और वर्ष 2011-12 से आरंभ 
टावर , रोड नं0 2, बंजारा हिल्स, उड़ीसा में सरकारी विद्यालयों में होने वाले वर्ष से तीन 
हैदराबाद 500034 

जाने वाले बच्चों के लिए वित्तीय वर्षों के लिए 
केन्द्रीयकृत रसोईघरों के माध्यम | अर्थात् 2011-2012, 
से गर्म मध्याह्न भोजन की 2012-2013 एवं 2013 
व्यवस्था ( लागत 10 .06 2014 हेतु 10.06 करोड़ 
करोड़ रूपये) 

रूपये 
सोशियल एजुकेशन इकोनॉमिकल | समाज के गरीब निम्न वर्ग के वर्ष 2011-12 से आरंभ 
डेवलपमेंट सोसायटी, 1/ 435 , लिए स्थायी आजीविका उन्नयन होने वाले वर्ष से तीन 
लक्ष्मी नगर, अतिपथी, सेम्पाती ( लागत 2. 57 करोड़ रूपये ) वित्तीय वर्षों के लिए 
पो0 , अरूपुकोट्टई 626101 , 

अर्थात् 2011-2012, 
विरूद्धनगर जिला, तमिलनाडु 

2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 2.57 करोड़ 

रूपये 
| वरदान सेवा संस्थान, बी -46, नेहरू वरदान मल्टीस्पेशिलिटी हास्पिटल वर्ष 2011- 12 से आरंभ 
अपार्टमेंट , नेहरू नगर , - 3 ( लागत 9. 30 करोड़ रूपये ) होने वाले वर्ष से तीन 
गाजियाबाद 

वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2011- 2012, 
2012-2013 एवं 2013 
2014 हेतु 9. 30 करोड़ 

रूपये 
श्री बिड्डा सर्वोदय ट्रस्ट , शाह श्री बिड्डा सर्वोदय ट्रस्ट , शाह । वर्ष 2011- 12 से आरंभ | 
कल्याणजी मावजी पटेल 

कल्याणजी मावजी पटेल होने वाले वर्ष से तीन 
आरोग्यधाम , विलेज बिड्डा आरोग्यधाम ( लागत 10 करोड़ | वित्तीय वर्षों अर्थात् 
तालुका मांडवी , जिला कच्छ , रूपये) ( कार्पस निधि ) 

2011- 2012, 2012 
गुजरात 370435 

2013 एवं 2013- 2014 
के दौरान रखरखाव खर्च 
को पूरा करने के लिए 10 
करोड़ रूपये ( कार्पस 

निधि ) 
इस्कॉन फुड रिलीफ फाउन्डेशन , उत्तरांखड की मध्याहन भोजन | वर्ष 2011- 12 से आरंभ 
हरे कृष्णा लैंड जुहू , मुम्बई परियोजना ( लागत 20 .77 होने वाले वर्ष से तीन 
400049 करोड़ रूपये ) 

वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2011- 2012, 
2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 20. 77 करोड़ 
रूपये 


15 


___ 16. 


| P 


M 


Impme . . 


[ भाग II _ खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . 


17 . 


18 . 


रूपये ) 


19 . 


स्वामी समर्थ महिला बहुउद्देश्यीय स्वामी समर्थ प्रशिक्षण वर्ष 2011- 12 से आरंभ 
सेवा संस्था , शनि मंदिर के पास । ( लागत 3. 48 करोड़ रूपये ) होने वाले वर्ष से तीन 
पुराना जालना, जालना, महाराष्ट्र 

वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2011- 2012, 
2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 3.48 करोड़ 

रूपये 
स्व0 आत्माराम डोंगरचंद शाह बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं के । वर्ष 2011-12 से आरंभ 
( डुंगेकर ) सेवा संस्था , तालुका लिए । व्यावसायिक प्रशिक्षण , होने वाले वर्ष से तीन 
कारवीर जिला कोल्हापुर, सी एस विद्यालय छोड़ने वालों को वित्तीय वर्षों के लिए 
नं0 2622, ए- बी गोखले कालेज के उद्यमशील प्रशिक्षण 

अर्थात् 2011 -2012 , 
निकट , सुभाष रोड , कोल्हापुर , | (80 लाख रूपये की कार्पस | 2012-2013 एवं 2013 
महाराष्ट्र निधि सहित लागत 8.14 करोड़ 2014 हेत् 80 लाख 

रूपये की कार्पस निधि 

सहित 8. 14 करोड़ रूपये 
श्री गुरूदाता शिक्षण प्रसारक मंडल , आदिवासी लड़कियों के लिए वर्ष 2011-12 से आरंभ 
दाताभूमि , मनुर , तालुका कालवन , व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र होने वाले वर्ष से तीन 
जिला नासिक , महाराष्ट्र - 423501 ( 27 .54 लाख रूपये की कार्पस वित्तीय वर्षों के लिए 

निधि सहित लागत 6.04 करोड़ अर्थात् 2011 -2012, 
रूपये ) 

2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 27.54 लाख 
रूपये की कार्पस निधि 

सहित 6.04 करोड़ रूपये 
जयपुर रग्स फाउन्डेशन , जी -250, कारपेट बुनाई के द्वारा वर्ष 2011-12 से आरंभ 
मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, आजीविका सृजन 

होने वाले वर्ष से तीन 
जयपुर 302020 , राजस्थान , इंडिया ( लागत 9.97 करोड़ रूपये ) वित्तीय वर्षों के लिए 

अर्थात् 2011- 2012, 
2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 9. 97 करोड़ 

रूपये 
नंदी फाउन्डेशन , 502 ट्रेंडसेट | राजस्थान और छत्तीसगढ़ में | वर्ष 2011-12 से आरंभ 
टावर्स, रोड नं0 2, बजारा हिल्स , सरकारी विद्यालयों में जाने वाले | होने वाले वर्ष से तीन 
हैदराबाद 500034 

बच्चों के लिए केन्द्रीय रसोईघर वित्तीय वर्षों के लिए 
के माध्यम से गरम मध्याह्न । | अर्थात् 2011-2012, 
भोजन की व्यवस्था ( लागत 2012- 2013 एवं 2013 
10 .13 करोड़ रूपये ) 

2014 हेतु 10 .13 करोड़ 
रूपये 


20 . 


21 . 


1319 G2/ 11 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART Il - SEC. 3(ii)] 


- 


- 


22. 


23. 


24 . 


चिल चिल एशियन मिशन उत्तम शिक्षा के द्वारा अनुसूचित । वर्ष 2011-12 से आरंभ 
सोसायटी , कंगलाटोनबी -795151 जनजाति के विद्यार्थियों का होने वाले वर्ष से तीन 
मणिपुर उन्नयन 

वित्तीय वर्षों के लिए 
( लागत 30.01 करोड़ रूपये ) अर्थात् 2011-2012 एवं 

2012- 2013 तथा 2013 
14 हेतु 30 . 01 करोड़ 

रूपये ) 
| दुरवांकर सामाजिक संस्था , दुरवांकर वृद्धाश्रम 

वर्ष 2011-12 से आरंभ 
राजगढ़निवास , खातीवाली पो0आ0 ( लागत 3. 82 करोड़ रूपये ) होने वाले वर्ष से तीन 
वासिंद , तालुका शाहपुर जिला 

वित्तीय वर्षों के लिए 
ठाणे , महाराष्ट्र 421604 

अर्थात् 2011- 2012 एवं 
2012- 2013, 2013-14 

हेतु 3.82 करोड़ रूपये 
आफथेलेमिक मिशन ट्रस्ट , दृष्टि ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 2011 -12 से आरंभ 
नेत्रालय, चाकालिया रोड , दाहोद अंधापन मुक्त क्षेत्र के साथ होने वाले वर्ष से तीन 
गुजरात 389151 

क्वालिटी आई केयर सेन्टर वित्तीय वर्षों के लिए 
( लागत 3 करोड़ रूपये की कार्पस अर्थात् 2011-2012, 
निधि सहित 14. 25 करोड़ 2012- 2013 एवं 2013 
रूपये ) 

2014 हेतु 3.00 करोड़ 
रूपये की कार्पस निधि 

सहित 14.25 करोड़ रुपये 
| राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट , राजीव गांधी महिला विकास वर्ष 2011 -12 से आरंभ 
| जवाहर भवन, डा0 राजेन्द्र प्रसाद परियोजना ( आर जी एम वी पी ) | होने वाले वर्ष से तीन 
मार्ग , नई दिल्ली - 110001 ( लागत 43.58 करोड़ रूपये ) वित्तीय वर्षों के लिए 

अर्थात् 2011 -2012, 
2012- 2013 एवं 2013 
2014 हेतु 25.44 करोड़ 


25 . 


रूपये 


11 . यह अधिसूचना क्रम सं0 22 एवं 23 पर उल्लिखित परियोजनाओं एवं स्कीमों के संबंध में केवल दो 
वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012- 13 के लिए लागू होगी और क्रम सं0 
सं01,2, 3, 4,5,6, 7,8,9, 10 , 11,12, 13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20 21, 24 और 25 पर उल्लिखित परियोजना या 
स्कीमों के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष 2011 -12, 2012- 13 और 2013- 14 
के लिए लागू होगी । 


[ सं. 3/ 2011/ फा. सं. वी . 27015 /1/ 2011 - एस ओ ( नेट. कॉम ) ] 

नवीन चन्द्र , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


[ 477 11 — O S 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENTOF REVENUE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th April, 2011 


S.O . 743 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central 
Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social 
and Economic Welfare , hereby notifies the institutions approved by the said National 
Committee , mentioned in column (2 ) of the Table below , and approves the eligible projects 
or schemes specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof 
as mentioned in column (3 ) of the said Table, and also specifies in the column (4 ) of the 
Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said 
section 35AC for the period of approval, namely : 


TABLE 


Serial Name of the Institution 
Num 
ber 


Project or scheme and Maximum amount of cost to be 
estimated cost thereof allowed as deduction under 

section 35AC 


(3 ) 


Banjara Development to improve Health status Rs. 1. 15 crore for three financial 
Society ,Flat No 102, Sai of the scheduled tribe, years commencing with 2011 
Kiran Apartment 1,Srinagar | chenchu a primitive tribal | 2012 i.e. 2011 -2012 , 2012- 2013 
Colony, Hyderabad - group living in the & 2013 -2014 . 
500073 ,Andhra Pradesh . Nallamallai forest areas of 

Kurnool and Prakasham 
districts of Andhra 
Pradesh . 


(Cost of Rs. 1.15 crore) 


Ramakrishna Mission | New School Building Rs. 1.80 crore for three financial 
Ashrama (A branch Centre construction project. years commencing with 2011 
of Ramakrishna Mission , 

| 2012 i.e. 2011-2012 , 2012 -2013 
P .O . Belur Math , District (Cost of Rs. 1.80 crore ) & 2013 - 2014 
Howrah , West Bengal ) 
Swami Atmananda Marg , 
Near Press Complex , M .P 
Nagar ,Bhopal 462 011 , 
Madhya Pradesh . 


--. 


— - 


— 


-... 


.... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 11Sec . 3( ii)] 


hen 


w 


Shri Swami Vivekanand Construction of 41 school Rs. 26 . 85 crore for three 
Shikshan Sanstha , 2130 , E , building . 

financial years commencing with 
Tarabai Park , Kolhapur 

2011 - 2012 i.e . 2011 -2012 , 2012 
416003 , Maharashtra . ( Cost of Rs . 26 .85 2013 & 2013 - 2014 . 

crore ). 


People Unity Trust, Plantation against 
No.3 /82 -A 1, Bakyalakshmi global warming . 
Illam , VMP Nagar 
extension , Kurinjipadi, (Cost of Rs. 1.28 
Cuddalore District 607 302 , crore ). 
Tamilnadu . 


Rs . 1.28 crore for three financial 
years commencing with 2011 
2012 i.e. 2011-2012 , 2012- 2013 
& 2013 - 2014 


Samarthanam Trust for the Samarthanam School and Rs. 48 .59 crore including corpus 
Disabled , CA - 39, 15th Computer Education for fund of Rs. 10 crore for three 
Cross , 16 " Main , Sector 4 , children with visual financial years commencing with 
H .S .R Layout, Bengaluru - impairment, physical 2011 - 2012 i.e . 2011- 2012 , 2012 
560102 . Karnataka . disability 

and | 2013 & 2013- 2014 . 
underprivileged . 


(Rs. 48 .59 crore including 
corpus fund of Rs. 10 
crore ). 


Ramakrishna Math , P .O 
Belur Math , District 
Howrah ,West Bengal - 
711202 . 


Commemoration of Rs. 14 crore including corpus 
Swami Vivekananda s fund of Rs. 10 crore for three 
1507 Birth Anniversary | financial years commencing with 
through sustained 2011 - 2012 i.e . 2011 - 2012 , 2012 

service 2013 & 2013 - 2014 . 
programmes for childrens 
women and youth in rural 
and urban area all over 
India . 


special 


( Cost of Rs. 14 crore 
including corpus fund of 
Rs . 10 crore ). 


Shri Lok Sevak Sangh , Lok 
Vidya Mandir, Village 
Thoradi, District Amreli - 
364522 .Gujarat. 


Extension & support Rs. 465 .00 lakh including corpus 
activities 

fund of Rs. 311 lakh for three 

financial years commencing with 
(Cost of Rs. 465 . 00 lakh 2011- 2012 i.e. 2011 -2012, 2012 
including corpus fund of 2013 & 2013 -2014 . 
Rs. 311 lakh ). 


LAMMU 


.. 


. 


. N 


. 


. . 


Pragati Bahu -Uddeshiya 
Shaikshanik Sanstha , Ist 
Floor, Katware Sadan , 
Opposite Gajanan Mandir , 
Railway Station Road , 


“ 24 Hours mobile clinic & Rs. 8.04 crore for three financial 
Helpline services to years commencing with 2011 
women & children in need 2012 i.e . 2011 -2012 , 2012 -2013 
& care ” . 

& 2013 - 2014 


--- 


- 


[ M L 


OVE 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Tirora , 

district (Cost of Rs. 8 . 04 crore ). 
Gondia ,Maharashtra . 


- 


Pressmen s Multipurpose Expansion of 60 rooms Rs. 8.00 crore for three financial 
Development Organisation , protection home for years commencing with 2011 
Opposite State Bank of distress women / girls and 2012 i.e. 2011-2012 , 2012 -2013 
India , Bi Hanuman Bazar vocational training centre . & 2013 -2014 , 
District, Dahod 389 151, ( Cost of Rs. 8.00 crore ). 
Gujarat . 


I 


Ashirwad Education Trust , " Mobile Health Card " & 
Office No. 5 ,6 ,7 Abhusan Medical Consultation . 
complex , Mahadev nagar 
Society , Navrangpura , (Cost of Rs. 7. 56 crore ). 
Ahmedabad 26468993 . 


Rs. 7 . 56 crore for three financial 
years commencing with 2011 
2012 i.e . 2011- 2012, 2012- 2013 
& 2013 - 2014 . 


Gandhi Bhavan | Rehabilitation 

of Rs. 1.29 crore for three financial 
International Trust, Post Downtrodden -old aged . | years commencing with 2011 
Box No.39, Gandhiji Nagar, 

2012 j.e. 2011 -2012 , 2012 -2013 
Kundayam 

PO , (Cost of Rs. 1.29 crore ). & 2013 - 2014 , 
Pathanapuram , Kollam , 
district, Kerala. 


Naandi Foundation , 502, Provision of hot cooked Rs. 10 . 06 crore for three 
Trendset Towers, Road No . midday meals to the financial years commencing with 
2 , Banjara Hills, government school going 2011 - 2012 i.e . 2011 -2012 , 2012 
Hyderabad 500 034 . children 

through 2013 & 2013 - 2014 . 
Centralized kitchens in 
Andhra Pradesh , Madhya 
Pradesh and Orissa . 


(Cost of Rs. 10. 06 crore ). 


13 . 


Social Education Sustainable livelihood Rs. 2 .57 crore for three financial 
Economical Development promotion for the poor years commencing with 2011 
Society , 1/435 , Lakshmi | marginalized section of the 2012 i.e. 2011 -2012 , 2012 -2013 
Nagar, Athipatti, Sempatti community . 

& 2013 - 2014 . 
Post , Aruppukottai 626101 , 
Virudhunagar District , (Cost of Rs. 2 .57 crore ) 
Tamilnadu . 


WA+ 


14 . 


Vardan Sewa Sansthan , B - Vardan Multispecialy Rs. 9.30 crore for three financial 
46 , Nehru Apartments, Hospital . 

years commencing with 2011 
Nehru Nagar-3 , Ghaziabad . 

2012 i.e. 2011 -2012, 2012 - 2013 
(Cost of Rs. 9 . 30 & 2013 -2014 . 

crore ). 
Shree Bidada Sarvodaya Shree Bidada Sarvodaya Rs. 10 crore as corpus fund to 
Trust, Shah Kalyanji Mavji | trust Shah Kalyanji Mavji meet the maintenance cost for 
Patel Arogyadham , Village Patel Arogyadham . three financial years 
Bidada . Tal Mandvi , 

commencing with 2011-2012 i.e . 


15 . 


1319 GI / 21 -3 


JO 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- SEC . 3 (11)] 


District Kutch , Gujarat Rs. 10 crore (corpus fund ). 2011 -2012 , 2012 -2013 & 2013 
370435 . 

2014 . 
| Iskcon Food Relief Mid day meal project of Rs. 20 . 77 crore for three 
Foundation , Hare Krishna Uttarakhand 

financial years commencing with 
Land , Juhu , Mumbai 400 

2011 -2012 i.e . 2011-2012 , 2012 
049 . 

(Cost of Rs. 20 . 77 crore ). 2013 & 2013 - 2014 . 


Swami Smarth Mahila Swami Smarth Training . 
Bhhauuddeshiya Seva 
Sanstha , Near Shani (Cost of Rs. 3.48 crore ). 
Mandir, Old Jalna , Jalna, 
Maharashtra . 


Rs. 3.48 crore for three financial 
| years commencing with 2011 
2012 i.e. 2011 - 2012 , 2012 - 2013 
& 2013 - 2014 . 


18 


Late 

Atmaram Vocational Training for Rs. 8 . 14 crore including corpus 
Dongarchand Shah ( unemployed Rural Women , fund of Rs. 80 lakh for three 

Shah unemployed Rural Women 
(Dungekar) Seva Sanstha , Entrepreneurship training financial years commencing with 
Tal. Karveer District- to school leavers . 

2011- 2012 i.e . 2011- 2012 , 2012 
Kolhapur,C .S No. 2622 , A 

2013 & 2013 - 2014 . 
B , Near Gokhale College , ( Cost of Rs . 8 . 14 crore 
Subhash Road , Kolhapur, including corpus fund of 
Maharashtra . 

Rs. 80 lakh ). 


Shri Gurudatta Shikshan Vocational Training Rs. 6 .04 crore including corpus 
Prasarak 

Mandal, Centre for Tribal Girls , fund of Rs. 27.54 lakh for three 
Dattabhoomi, Manur, Tal. 

financial years commencing with 
Calwan , District Nashik , ( Cost of Rs. 6 .04 crore 2011- 2012 i.e . 2011- 2012, 2012 
sharashtra -423501 . including corpus fund of 2013 & 2013 - 2014 . 

Rs. 27 .54 lakh ) . 


aipur Rugs Foundation , Livelihood creation 
- 250 , Mansarovar through carpet weaving. 
dustrial Area , Jaipur 
2020 , Rajasthan , India . ] ( Cost of Rs. 9 .97 crore ). 


Rs. 9 . 97 crore for three financial 
years commencing with 2011 
2012 i.e . 2011 - 2012 , 2012 - 2013 
& 2013 - 2014 . 


21. 


No ndi Foundation , 502 , Provision of hot cooked Rs. 10 .13 crore for three 
Tre ; dset Towers , Road No. midday meals to the financial years commencing with 
2 , Binjara Hills , Hyderabad government school going 2011 -2012 i.e . 2011- 2012 , 2012 
500 634 . 

children through 2013 & 2013 -2014 . 
Centralized kitchens in 
Rajasthan 

and 
Chhattisgarh 


(Cost of Rs. 10 . 13 crore ). 


Chil Chil Asian Mission 
Society, 
Kanglatongbi - 795151, 
Manipur. 


Upliftment of ST students 
through quality education . 


Rs 30 .01 crore for three 
financial years commencing with 
2011 -12 i.e . 2011- 12 , 2012 
2013 & 2013- 14 . 


(Cost Rs. 30 .01 ciore ) 


Durvankur 


Samajik Durvankur oid age home. 


Rs . 3 .82 crore for three financial 


[ 777 11OS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sanstha , Rajgad Niwas, 
Khatiwalli , PO Vasind , Tq (Cost of Rs. 3 .82 crore ). 
Shahapur,District Thane, 
Maharashtra 421604 . 


years commencing with 2011- 12 
i.e. 2011 -12 , 2012 - 2013 & 
2013 - 14 . 


Ophthalmic Mission Trust, Quality Eye Care Centre Rs. 14 .25 crore including corpus 
Drashti Netralaya , Chakalia with Blindness free zone in fund of Rs. 3.00 crore for three 
Road , Dahod , Gujarat - rural tribal area . 

financial years commencing with 
389151, 

2011 -2012 i.e. 2011- 2012 , 2012 
(Cost of Rs. 14 .25 crore 2013 & 2013 -2014 . 
including corpus fund of 
Rs. 3.00 crore ). 


Rajiv Gandhi Charitable | Rajiv Gandhi Mahila Vikas | Rs. 25 .44 crore for three 
Trust, Jawahar Bhavan , Dr. Pariyojna (RGMVP). financial years commencing with 
Rajendra Prasad Marg , 

2011 - 2012 i.e. 2011 - 2012 , 2012 
New Delhi - 110001 . ( Cost of Rs. 43.58 crore ) | 2013 & 2013 - 2014 . 


This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial 
years 2011- 12 . 2012 - 13 & 2013 - 14 in respect of projects or schemes mentioned at serial 
numbers 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9, 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19, 20 , 21,22 , 23, 24 & 25 of 
the said table . 


[No.3/2011/F.No. V.27015/1/2011 -SO (NAT. COM )] 
NAVEEN CHANDRA , Director (National Committee ) . 


---- 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


